रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


MANTRN 


s: 


UU 


- 


IN 


- 


SAM 


ACE 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2953 ] 
No. 2953] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 6 , 2019 / भाद्र 15 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6 , 2019 / BHADRA 15 , 1941 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 सितम्बर , 2019 
का . आ . 3228( अ). – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 1185 ( अ ), तारीख 7 मार्च 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii ) में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 ए कि . मी . 51. 2 से कि . मी . 71. 66 ( फतुआ- हरनौत 
बाढ़ खंड ) तक के भूखण्ड में निर्माण ( चौड़ीकरण / पेप्डसोल्डर 2 लेन/ 4 लेनका बनाने, आदि ) अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए लोक 
प्रयोजन के लिए वह अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "25 .05 . 2019 " को 
"हिन्दुस्तान " और " प्रभात खबर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 


दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन 
किया जाना चाहिए ; 


4666 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में 
निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 ए के कि . मी . 51. 2 से कि . मी .69. 00 (जिला भू - अर्जन कार्यलय , समाहरणालय , 

पटना) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम: बिहार 


जिले का नाम: पटना 


क्रमिक 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


संख्या 


सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 

| ( हेक्टेयर में ) 


तालुक का नाम : बाढ़ 


गांव का नाम : बरहना 


1556 


0. 0142 


|| 


निजीकृषि 
निजीकृषि 


0.0142 
0.002 


| 1572 


बुद्धू सिंह पिता बागी सिंह 
(१५५६ ) 
लखन लाल सिंह पिता भरथी सिंह 
( १५७२ ) 
नागेंद्र सिंह बाल्मीकि सिंह पिता ब्रह्मदेव 


||0 . 002 


| 2073 


निजी 


0 . 1218 


सिंह 


( २०७३ ) 


12356 


निजी 


0. 0522 


श्रवण कुमार पिता रामशरण मिस्त्री 
( २३५६ ) 


| 3262 


निजी 


|| 0. 0202 


सुधांशु कुमार सिंह पिता स्वर्गीय सुरेश 
सिंह बेढ़ना वो अवधेश कुमार सिंह व महेश 
प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय बालमुकुंद सिंह 
बेढ़ना 
( ३२६२ ) 


गांव का नाम : सहरी 


6 


|| 2229 


निजी 


0 .0162 


बुधु महतो पिता रामलाल महतो साकिन 
||सिकंदरपुर जनार्दन सिंह पिता रामस्वरूप 
||सिंह साकिन सहरी 
( २२२९ ) 
कैलाली देवी पति तारनि सिंह साकिन 
सादिकपुर वो सूरत कुंवर पति भगवान 
सिंह साकिन सादिकपुर 
( २३५६ ) 
मंजू देवी पति रामाश्रय 


172356 


2356 


निजीकृषि 


निजी 


कृषि 


0.0064 


0 . 0064 


8 


2366 


निजी 


कृषि 


0.0142 


[ भाग II - खण्ड 3(ii)] 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


124 


| 24 


निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


0.2686 


10 | 2405 


2405 


निजीकृषि 


निजी 


कृषि 


0.0182 


0 . 0182 


|2421 


निजी 


कृषि 


||0.0202 


॥( २३६६ ) 
रविंद्र कुमार पिता श्रीप्रसाद यादव साकिन 
गुलाबबाग परमेश्वरि सिंह वैगरह पिता 
कामता सिंह साकिन सलेमपुर 
( २४ ) 
रामकृत मिस्त्री महेन्दर मिस्त्री विनोद 
|मिस्त्री उमा मिस्त्री पिता सीताराम मिस्त्री 
साकिन बुधनी चक 
( २४०५ ) 
खेलाल साव पिता नुनु साव साकिन सहरी 
( २४२१ ) 
हेमंती देवी पति चाँद मिस्त्री साकिन 
जमुनि चक शांति देवी पति जमुना मिस्त्री 
शारदा देवी पति रामानन्द मिस्त्री सुरेंदर 
प्रसाद पिता दसरथ प्रसाद साकिन जमुनि 
चक 
( २४२६ ) 
ज्योति कुमारी पति संजय कुमार मधुरानी 
||सिन्हा पति राजकुमार पल्लवी कुमारी 
पति नरोतम कुमार साकिन पटना 
( २६०९ ) 


12 


| 2426 


12426 


निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


10 . 093 


0.093 


|13 | 2609 


2600 


निजीकृषि 


निजी 


कृषि 


|| 0. 0621 


00621 


|| 2671 


निजी 


कृषि 


0 . 0603 


चन्द्रिका प्रसाद पिता सुकर यादव साकिन 
बासो बागी 
( २६७१ ) 


गांव का नाम: तालिबपुर 


15522निजीकृषि 


1522 


निजी 


कृषि 


10 . 2145 


0.2145 


शीतल प्रसाद पिता प्रभु नारायण यादव 
|| साकिन गुलाबबाग 
( ५२२ ) 


कुल 


0 . 9841 


[ फा . सं . RW/ NH-12012/ 10/ 2011/ SP( W . Bank)/( A - 7)/ P- 9/3A3 /3D3 ] 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th September , 2019 
S . O . 3228 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S . O no . 1185 ( E ), Dated 07 March 2019 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for construction (Widening/ Two lane with paved shoulder / four lanning) Maintenance, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


management and operation of NH30A on the stretch of land from Km 51. 2 to Km 71.66 ( Fatuha -Harnaut-Barh Section ) 
in the district of PATNA in the state of BIHAR , here by declares its intention to acquire such land , 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Hindustan ” and “ Prabhat khabar ” 
both dated 25 .05 .2019 under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the OfficialGazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH30A in the stretch of land 

from Km 51.20 to Km 71. 66 (Fatuha -Harnaut-Barh Section ) in the district of PATNA in the State of BIHAR 


State : BIHAR 

Survey Number 


District: PATNA 
Type of Land Nature of Land 


Area in 
Hectare 


No. 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No . 


L 


3 


Taluk : Barh 
Viilage: Berhna 


1556 


Private 


Agriculture 


10 .0142 


||1572 


Private 


Agriculture 


0 . 002 


2073 


Private 


Agriculture 


10 .1218 


Buddhu Singh S /o Bagi Singh 
1556 
lakhan lal Singh S /o Bharathi Singh 
1572 
Nagendra Singh balmiki Singh S /o 
Brahmdev Singh 
2073 
Shrawan Kumar S / o Ramsharan Mistry 
2356 
Sudhanshu Kumar Singh S /o Late 
Suresh Singh Berhna Wo Awdhesh 
Kumar Singh wo Mahesh Prasad Singh 
S /o Late Balmukund Singh Berhna 
3262 


4 


2356 


Private 


Agriculture 


0 .0522 


3262 


Private 


Agriculture 


0. 0202 


Viilage : Sahri 


2229 


Buddhu Mahto S /o Ramlal mahto Saakin 
Sikandarpur Janaradan Singh S /o 
Ramswaroop Singh Saakin Sahri 


||Private 


Agriculture 


0 .0162 


2229 


||2356 


Private 


Agriculture 


0 . 0064 


kelali Devi w /o Tarni Singh Wo Surat 
Kuwar pati Bhagwan Singh 
2356 


Private 


Agriculture 


0 .0142 


Manju Devi w /o Ramashray 
2366 


Private 


||Agriculture 


0 . 2686 


Ravindra Kumar S /o Shri Prasad Yadav 


[ TT II - 


05 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sakin Gulabbagh Prameshwari Singh 
Wegraha S /o Kamta Singh Sakin 
Salempur 


10 


2405 


Private 


Agriculture 


0 .0182 


Ramkrit Mistry Mahender Mistry Vinod 
Mistry UmaMistry S /o Sitaram Mistry 
Sakin Budhni Chak 
2405 
Khelal Sao S /o Nunu Sao Sakin Sahri 
2421 


11 


2421 


Private 


Agriculture 


0 .0202 


2426 


Private 


Agriculture 


10 .093 


Hemanti Devi w / o Chand Mistry Sakin 
Jamunichak Shanti Devi W /o Jamuna 
Mistry Sarda Devi W /o Ramanand 
Mistry Surender Prasad S /o Dasrath 
Prasad Sakin Jamunichak 
2426 


13 ||2609 


Private 


Agriculture 


0 . 0621 


Jyoti Kumari w /o Sanjay Kumar 
Madhurani Sinha W /o Rajkumar Pallavi 
Kumari W /o Narotam Kumar Sakin 
Patna 
2609 


2671 


Private 


Agriculture 


0 .0603 


Chandrika Prasad S /o Sukuar Yadav 
Sakin Baso bagi 
2671 


Viilage: Talibpur 


Sheetal Prasad S /o Prabhu Narayan 
Yadav Sakin Gulabbagh 


522 


Private 


Agriculture 


0 .2145 


522 


TOTAL 


0 . 9841 


[F. No. RW /NH - 12012/ 10/ 2011/SP (W .Bank)/(A -7)/P -9/3A3/3D3 ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019.09.07 
16 :27: 38 + 05 30 


